( RAL 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 वैशाख , 1937 ( श० ) 
संख्या 307 राँची, गुरुवार 

14 मई, 2 0 15 ( ई० ) 


राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 
( भू- अर्जन निदेशालय 

. . . . . . . . . . 

अधिसूचना 

13 मई , 20 15 
संख्या- 7/ एस. आई. टी . का गठन-472 / 15 -2071 .. विभागीय संकल्प संख्या- 13 8 0 / रा., दिनांक 
01 अप्रैल, 15 के द्वारा अनूसूचित जनजातियों के जमीन के अवैध हस्तांतरण एवं सरकारी भूमि के अवैध 
हस्तांतरण की जाँच हेतु गठित विशेष जाँच दल में निम्न सदस्यों को मनोनीत किया जाता है: - 
1. श्री अरूण कुमार गुप्ता, सेवा निवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 
2 . श्री फिदलिस टोप्पो, भा .प्र. से. ( सम्प्रति प्रमंडलीय आयुक्त , संथाल परगना प्रमंडल , दुमका) । 
3. विशेष जाँच दल के सचिव श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय, झा . प्र. से. | 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

कमल किशोर सोन , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 3 0 7 .. 50 


